रजिस्ट्री संडीएल-- 33004 / 97 


REGD. NO . D.L.- 33004 /97 


मपवजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खंड ( 1 ) 
PART II - Section 3 Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं- 226 ] 
No. 226 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 4 , 1997 / ग्येष्ठ 14, 1919 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JUNE 4, 1997/JYAISTHA 14, 1919 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 4 जून , 1997 


सा . का . नि . 306 ( अ ). - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 
1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित 
प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार , खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 
( 1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करके , बनाना 
चाहती है , उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार 
ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की 
संभावना है , प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त 
प्रारूप नियमों पर , ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त 
राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , साठ दिन की 
अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ; 

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, किसी व्यक्ति 
से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ; 

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो , सचिव , स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय , स्वास्थ्य विभाग,निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को 
भेजे जा सकते हैं । 
1386GI/ 97 


प्रारूप नियम 
1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाध अपमिश्रण निवारण 
( संशोधन ) नियम, 1997 है । 

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 ( जिन्हें इसमें इसके 
पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 22 में , सारणी में क्रम 
संख्यांक 10 में , " गेंहूं का आटा " शब्दों के स्थान पर " गेहूं का आटा 
( मैदा ) और सूजी शब्द रखे जाएंगे । 

___ 3 . उक्त नियमों के नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 24 बाहर से मिलाए गए रंजक , द्रव्य का उल्लेख लेबल पर 
किया जाना : - जहां किसी खाद्य सामग्री में बाहर से रंजक , द्रव्य मिलाया 
गया हो, वहां इस प्रकार रंजित खाध के किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर 
संघटकों की सूची के ठीक नीचे स्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित कथन 
संप्रदर्शित किया जाएगा : 

इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक */ कृत्रिम रंग हैं । 
* जो लागू न हो काट दें । 
टिप्पण : - यदि ऐसा कथन संप्रदर्शित किया जाता है तो संघटकों की सूची 
में उत्पाद में प्रयक्त रंग का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । " 
4 . उक्त नियमों के नियम 32 में , 

( क ) खण्ड ( ख ) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 
अन्त: स्थापित कियो जाएगा, अर्थात् 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 3 (i) ]] 


| - - - 


- - 


- 


" परन्तुक यह और कि जहां रंग या सुवासक मिलाए जाने के (टिप्पण : -- रिक्त स्थानों की पूर्ती करें ) ; 
बारे में कथन क्रमशःनियम 24 और नियम 64 खख के अनुसार लेबल पर 

परन्तु नालीदार बक्सों और काठ की पेटियों में थोक पैकेजों की 
संप्रदर्शित किये जाते हैं वहां संपटकों की सूची में ऐसे रंगों या सुवासकों के 

दशा में, खण्ड ( ख ), ( ग ), ( च ), ( छ ) और इस खण्ड के अधीन विशिष्टियां 
मिलाए जाने का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है " 

विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है : 
परन्तुक यह भी कि उत्पाद में रंग और सुषासक दोनों का 

परन्तु यह भी कि ऐसे पैकेज या बोतल की दशा में जिसमें 
उपयोग किए जाने की दशा में , इस प्रकार रंजित और सुवासित खाद्य के 

निर्जीवाणुकृत या यू एच टी दुग्ध , सोया दुग्ध सुवासित दुग्ध है, ऐसे किसी 
किसी पैकेज से संलग्न लेबल पर संघटकों की सूची के ठीक नीचे स्पष्ट 

पैकेज की दशा में , जिसमें डबल रोटी है, ढोकला, भेलपुरी, पीजा, डाव 
अक्षरों में निम्नलिखित मिश्रित कथन संप्रदर्शित किया जाएगा : 

नट , खोया, पनीर , फल, सब्जी, मांस, मछली या अन्य वैसी ही वस्तु के 

बिना डिम्बाबंद पैकेज की दशा में घोषणा निम्नलिखित रीति से की 
इसमें अनुज्ञात प्राकृतिक / कृत्रिम* रंग और सुवासक है । जाएगी : 

. ........... तारीख/ मास/ वर्ष तक उपभोग के लिए उत्तम 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 

या 
( ख ) खण्ड ( घ ) में , 

| पैकेजिंग/ विनिर्माण की तारीख से ......... ...... दिन के भीतर उपभोग 

के लिए उत्तम 
( i ) पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा , 

- . - - - -- 
अर्थात् : 

(टिप्पण : -~-रिक्त स्थानों की पूर्ती करें ) : 
" परन्तुक कन्फैक्शनरी के ऐसे पैकेज की दशा में , जिसका भार 

परन्तु कन्फैक्शनरी के ऐसे पैकेज की दशा में जिसका भार 20 
20 ग्राम या उससे कम है, खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत दी गई विशिष्टिया 

ग्राम या उससे कम है खण्ड ( ज ) के अन्तर्गत दी गई विशिष्टियां विनिर्दिष्ट 
विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है । " 

करना आवश्यक नहीं है ": - 
( ii ) पाचवे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, 

( घ ) स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित 
अर्थात् : 

किया जाएगा, अर्थात् : 
" परन्तुक यह भी कि ऐसे पैकेज या बोतल की दशा में , जिसमें 

" टिप्पण : - किसी ऐसी बोतल की दशा में , जिसमें द्रव दुग्ध 
निर्जीवाणुकृत या यू एच टी दुग्ध , सोया दुग्ध , सुवासित दुग्ध है । संघटक के रूप में दुग्ध मिश्रित द्रव पेय , मृदु पेय, तैयार फल पेय या वैसी 
ऐसे किसी पैकेज की दशा में जिसमें ढोकला, भेलपुरी पीजा, ही अन्य वस्तु है, जो उपभोक्ता द्वारा पुनः भरे जाने के लिए वापस किए जाने 
डावनट , खोया , पनीर, चीज, मक्खन , मार्जरीन , वसा स्प्रेड, योग्य है, जहाँ लेबल की घोषणाएं ढकन पर दी गई हैं, फल गूदा/रस, रंग 
आइसक्रीम है, या फल, वनस्पति, मांस , मछली या अन्य वैसी सुवासक और कृत्रिम मधुर ( जहां इन नियमों के अधीन अनुज्ञात हो ) मिलाए 
ही वस्तु के किसी बिना डिब्बा बंद पैकेज की दशा में लेवल पर जाने के बारे में घोषणाएं सदैव बोतल के ऊपर की जाएंगी । " 
उस तारीख मास और वर्ष का जिसमें वस्तु का विनिर्माण या उसे 

( ) स्पष्टीकरण 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 
पैक किया गया है, उस्लेख किया जाएगा । " 

अन्त : स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 
परन्तु यह और कि पैकेज जिनमें डबलरोटी है , 

" स्पष्टीकरण 6 : - " थोक पैकेज " से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है, 
खण्ड ( च ) के अन्तर्गत दी गई विशिष्टियां विनिर्दिष्टि नहीं की 

जिसमें : -- 
जाएगी : 

( क ) अनेक फुटकर पैकेज हैं और वे फुटकर पैकेज किसी 
परन्तु कन्फैक्शनरी के ऐसे पैकेज की दशा में 

मध्यस्थ को विक्रय, वितरण या परिदान के लिए आशयित है और किसी 
जिसका भार 20 ग्राम या उससे कम है खण्ड ( च ) के अन्तर्गत 

उपभोक्ता को सीधेविक्रय के लिए आशयित नहीं है । 
दी गई विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है । 
( ग ) खण्ड ( छ ) के पश्चात् और स्पष्टीकरण I के पहले 

( ख ) ऐसी कोई खाद्य वस्तु है जिसका किसी मध्यस्थ को थोक 

में विक्रय किया गया है जिससे ऐसा मध्यस्थ कम मात्रा में उपभोक्ता को 
निम्नलिखित खण्ड अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 

ऐसी खाद्य वस्तु का विक्रय, वितरण या परिदान कर सके । 
" ( अ ) वह मास और वर्ष जिस तक उत्पाद उपभोग के लिए 

स्पष्टीकरण 7 - पूर्व पैक की हुई वस्तु से, उसके व्याकर्णिक 
उत्तम है , स्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित रीति से, अर्थात : 

रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, ऐसी खाद्य वस्तु अभिप्रेत है जो क्रेता 
| " मास और वर्ष तक उपयोग के लिए उत्तम " 

की उपस्थिति या अनुपस्थिति में किसी भी प्रकृति के पैकेज में रखी गई है 
जिसके कि उसमें रखी गई वस्तु की मात्रा का एक पूर्व अवधारित मूल्य हो 

और ऐसे मूल्य को यथास्थिति पैकेज या उसके ढक्कन या टोपी को , बिना 
" पैकेजिंग/ विनिर्माण की तारीख से ........ मास के भीतर उपभोग 

खोले हुए या प्रत्यक्ष रूप में उपांतरित किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा 
के लिए उत्तम " 

सकेगा । 


[ भाग 


- खण्ड ३( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : - इन नियमों में " पैकेज पद से, जहां - जहां वह आता है , 

सारणी । 
अभिप्रेत होगा ऐसा पैकेज जिसमें पूर्व पैक की गई खाद्य 

अक्षरों की न्यूनतम ऊंचाई 
वस्तुएं हैं । " 

क्रम भार/ धनत्व में शुद्ध मात्रा मि . मी . में न्यूनतम ऊंचाई 

सामान्य , जब आधान पर 
5. उक्त नियमों में , नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 

मामला धूमित अभिरूपित , 
रखा जाएगा, अर्थात् : 

सांचे में डाली गई, 
" 36 प्रधान प्रदर्शन पैनल, उसका क्षेत्र , आकार और अक्षर आदि 

उचित्रित या छिद्रित 

की गई हो 
( 1 ) प्रधान प्रदर्शन पैनल के लेबल का वह भाग अभिप्रेत है जो 

1. 50 ग्रा ./ मि. ली . तक 

12 
पैकेज में रखी गई खाद्य वस्तु के प्रदर्शन , विक्रय या क्रय की 2. 50 ग्रा ./मि . ली . से अधिक 24 
सामान्य और प्रचलित दशाओं में प्रदर्शित, प्रस्तुत या दर्शित 

200 ग्रा ./ मि . ली . तक 
किए जाने या ग्राहक द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए आशयित 

3. 200 ग्रा./मि . ली . से अधिक 
है या संभाव्य है । 

1 कि . ग्रा./ 1 लिटर तक 
( 2 ) प्रधान प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल निम्नलिखित से कम नहीं 

4. 1 कि . ग्रा./लिटर से अधिक 
होगा 

(II ) यदि शुद्ध मात्रा लम्बाई, क्षेत्रफल या संख्या में घोषित की 

गई हो तो सारणी II में यथादर्शित 
( क ) किसी आयताकार आधान की दशा में , अधिकतम 
क्षेत्रफल वाले ऐसे आधान के पैनल की ऊंचाई और 

सारणी ॥ 
चौड़ाई के गुणन द्वारा प्राप्त उत्पाद का चालीस प्रतिशत , 

अक्षरों की न्यूनतम ऊंचाई 
( ख ) बेलनाकार या लगभग बेलनाकार, गोलाकार या लगभग क्रम लम्बाई, क्षेत्रफल या संख्या मि . मी . में न्यूनतम ऊंचाई 

गोलाकार , अण्डाकार या लगभग अण्डाकार आधान सं. में शुद्ध मात्रा, प्रधान प्रदर्शन सामान्य जब आधान पर 
की दशा में , ऐसे आधान की ऊंचाई और औसत 

पैनल का क्षेत्रफल 

मामला धूमित अभिरूपित , 
परिमिति के गुणन द्वारा प्राप्त उत्पाद का बीस प्रतिशत , 

सांचे में ढाली गई, 

चित्रित या छिद्रित 
( ग ) किसी अन्य आकार के आधान की दशा में , आधान 

की गई हो 
का कुल सतही क्षेत्रफल सिवाय उस स्थान जहां कोई 

__ 142 
लेबल आधान पर सुरक्षित रूप से चिपकाया गया हो , 
ऐसे लेबल का सतही क्षेत्रफल आधान के कुल सतही ___ 1. 100 सें . मी . तक वर्गाकार 1 
क्षेत्रफल के दस प्रतिशत से कम न हो । 

2. 100 सें . मी. से अधिक वर्गाकार 2 

500 सें . मी . तक वर्गाकार 
( 3 ) प्रधान प्रदर्शन पैनल के क्षेत्रफल की गणना करते समय, 

500 सें . मी. से अधिक वर्गाकार 4 
डिब्बों के ढक्कनों, पैदियों, ढक्कनों के फ्लैंजेज और कैनों 

2500 सें . मी. तक वर्गाकार 
की पैदियों तथा बोतलों या जारों के कं | और गर्दनों को 

4. 2500 सें . मी . से अधिक वर्गाकार 6 8 
अपवर्जित कर दिया जाएगा । 

( 6 ) उपनियम ( 5 ) के अधीन घोषणा में के अक्षरों की ऊंचाई 
( 4 ) पांच घन सेंटीमीटर या कम की क्षमता वाले पैकेज की दशा 

एक मि . मी. से कम नहीं होगी । जब धूमित , अभिरूपित, 
में प्रधान प्रदर्शन पैनल पैकेज या आधान पर मजबूती से 

सांचे में ढाले गए, उच्चित्रित या छिद्रित किए गए हों तो 
चिपका हुआ एक कार्ड या पट्टी होगी और उस पर अपेक्षित 

अक्षरों की ऊंचाई 2 मि . मी . से कम नहीं होगी । 
सूचना लिखी होगी । 

परन्तु किसी भी अक्षर या संख्या की चौड़ाई उसकी ऊंचाई के एक 
( 5 ) प्रधान प्रदर्शन पैनल पर उन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणा तिहाई से कम नहीं होगी , किन्तु यह परन्तुक संख्या " I " और अक्षर I , 

की किसी संख्या की ऊंचाई प्रधान प्रदर्शन पैनल के संबंध में ( 1 ) और ( 1 ) की दशा में लागू नहीं होगा । 
निम्नलिखित से कम नहीं होगी : 

परन्तु यह भी कि नियम 42 के अधीन अपेक्षित लेबल घोषणा की 

दशा में उत्पाद के उपयोग या तैयारी के लिए अनुदेश विनिर्दिष्ट करने वाली 
(1 ) यदि शुद्ध मात्रा, भार या घनत्व में घोषित की गई हो तो 

घोषणा की दशा के सिवाय, अक्षरों का आकार 3 मिलीमीटर ( एम एम ) से 
सारणी -1 में यथादर्शित । 

कम नहीं होगा : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1) ] 


परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट अक्षरों का 
आकार इन नियमों के नियम 32 या नियम 32क के अधीन की जाने वाली 
घोषणा को ही लागू होगा । 
( 7 ) इन नियमों के अधीन पैकेज पर की जाने वाली प्रत्येक 

अपेक्षित घोषणा - 
( क ) सुपाठ्य , सुस्पष्ट , निश्चित , सरल और असंदिग्ध होगी , 
( ख ) आकार, संख्या और रंग में सहजदृश्य होगी , और , 
( ग ) यथा साध्य ऐसी शैली या इस प्रकार का अक्षरांकन 

होगा जो पैकेज पर उपयोग किए गए अन्य टाइप , 
अक्षरांकन या ग्राफिक सामग्री से सुभिन्न विरोध में 
बड़े, स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से प्रस्तुत किया गया 
हो और ऐसे रंग में मुद्रित , या उत्कीर्णित की गई होगी 
जो लेबल की पृष्ठभूमि से सहजदृश्य भिन्न रूप में 
हो । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 4th June, 1997 
G .S .R . 306 ( E ) . - The following draft of certain rules 
further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules , 
__ 1955 which the Central Government proposes to make, in 

exercisc of the powers conferred by sub -section (1 ) of sec 
tion 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 , 
(37 of 1954 ) and after consultation with the Central Commit 
tee for Food Standards is hereby published as required by 
sub -section (1 ) of section 23 of the said Act for the informa 
tion of all persons likely to be affected thereby and notice is 
hereby given that the said draft rules will be taken into con 
sideration on or after the expiry of a period of sixty days 
from the date on which the copies of the Gazette in which 
this notification is published are made available to the pub 
lic . 

Any objections or suggestions which may be received 
from any person with respect to the said draft rules before 
expiry of the period so specified , shall be considered by the 
Central Government. 

Objections or suggestions, if any ,may be addressed to 
the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare , De 
partment of Health, Nirman Bhavan, New Delhi-110011 . 


परन्तु 


( क ) जहां कोई लेबल सूचना किसी शीशे या प्लास्टिक 

की सतह पर धूमित, अभिरूपित या सांचे में ढाली 
गई हो या जहां ऐसी सूचना किसी पैकेज पर उचित्रित 
या छिद्रित की गई हो , यहाँ ऐसी सूचना को विषम 

रंगों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा , 
( ख ) जहां पैकेज पर कोई घोषणा हस्तलिखित या 

हस्तआलेख में मुद्रित है , यहां ऐसी घोषणा स्पष्ट , 

असंदिग्ध और सुपाठ्य होगी । 
( 8 ) पैकेज पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जिसे उसमें 

अन्तर्विष्ट द्रव वस्तु के माध्यम से पढ़ना अपेक्षित हो । 
अहां किसी पैकेज के लिए बाहरी आधान या आवरण की 
व्यवस्था की गई है, वहां ऐसे आधान या आवरण पर भी 
ऐसी सभी घोषणाएं , जिनका पैकेज पर होना अपेक्षित है , 
अन्तर्विष्ट होगी, सिवाए वहां के जहां ऐसा आधान या आवरण 
स्वयं पारदर्शी है और पैकेज पर की घोषणाएं ऐसे बाहरी 

आधान या आवरण के माध्यम से आसानी से पठनीय हैं । 
6. उक्त नियमों के नियम 64 ख ख में , " लेबल पर स्पष्ट अक्षरों 
में निम्नलिखित रूप में एक कथन होगा " शब्दों के स्थान पर " लेबल पर 
संघटकों की सूची के ठीक नीचे स्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित रूप में एक 
कथन होगा शब्द रखे जाएंगे । 

___ 7. उक्त नियमों के नियम 64 खख के पश्चात् निम्नलिखित 
टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" टिप्पण --- यदि ऐसा कथन प्रदर्शित किया जाता है तो उत्पाद में 
प्रयुक्त सुवासक का संघटकों की सूची में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । 

8 . उक्त नियमों के परिशिष्ट " ख " की मद क 29.01 में , " यह 
क्लोरल हाइड्रेट और पेराल्लेहाइड से भी मुक्त होगी " शब्दों के स्थान पर 
यह " क्लोरल हाइड्रेट पेराल्डेहाइड शामक प्रशान्तक और कृत्रिम मधुरक से 
भी मुक्त होगी । " शब्द रखे जाएंगे । 


DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Prevention of Food 
Adulteration ( Amendment) Rules, 1997. 

2 . In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 
(hereinafter reforred to as the said rules ), in rule 22 , in table , 
in serial number 10 , for the words " wheat flour" , the words 
" wheat flour ( maida ) and suji " shall be substituted . 

3. In the said rules, for rule 24, the following rule 
shall be substituted namely : 

" 24 . Extraneous addition of colouring matter to be 
mentioned on the label : - Where an extrancous 
colouring matter has been added to any article of food , 
there shall be displayed a statement in capital letters , 
just beneath the list of ingredients on the label attached 
to any package of food so coloured , as below : 


" CONTAINS PERMITTED NATURAL * / 

SYNTHETIC * COLOURS 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


(* strike outwhichever is not applicable ). 
Note - If such a statement is displayed , the colour used in 

the product need not be mentioned in the list of in 

gredients * . 
4 . In the said ryles, in rule 32 — 
(a ) after the proviso to clause ( b ), the following pro 

___ viso , shall be inserted, namely : 


[ फा . सं . पी . - 15014/ 4/93 - पी एच ( फूड) ] 

रेनु साहनी धर, संयुक्त सचिव 


[ 4M II - 498 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" Provided further that when statements regarding ad 
dition of colours or flavours are displayed on the label 
in accordance with rule 24 and rule 64 BB respectively , 
addition of such colours or flavours need not bo men 
tioned in the list of ingredients ; 

Provided also that in case both colour and flavour are 
used in the product , a combined statement in capital letters 
shall be displayed , just beneath the list of ingredients on the 
label attached to any package of food so coloured and 
flavoured , as below : 


Provided that in case of wholesale packages in corru 
gated boxes and wooden cases, the particulars under clauses 
(b ), (c ), (f), (g ) and this clause need not be specified ; 

Provided further that in case of package or bottle con 
taining sterilised or UHT milk , soya milk , flavoured milk , 
any package containing broad , dhokla , bhelpuri, pizza , dough 
nuts , khoa , pancer , choose , butter, margarine , fat spread , ice 
cream or any uncanned package of fruits, vegetable , meat , 
fish or any other like commodity, the declaration be made as 
follows: 


| 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


CONTAINS PERMITTEED NATURAL * / SYNTHETIC * 

COLOURS AND ADDED FLAVOURS 


BEST FOR CONSUMPTION UPTO DATE /MONTH 

YEAR 


- - 


- -- 


- - - - - - 


OR 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


11 


" BEST FOR CONSUMPTION WITHIN . . . . . ... DAYS 
FROM THE DATE OF PACKAGING / 

MANUFACTURE . 


(* strike out whichever is not applicable )” . 
(b ) in clause (f), 
( i) for the first proviso , the following proviso shall 

be substituted , namely 
" Provided that in case of package of confec 
tionery weighing 20g . or less, the particulars 
under clause (b ) need not be specified " ; 
for the fifth proviso , the following provisos, 
shall be substituted , namely : 
" Provided also that in case of package or bottle 
containing sterilised or UHT milk , soya milk , 
flavoured milk , any package containing 
dhokla , bhelpuri, pizza, dough nuts , khoa, 
paneer , cheese, butter, margarine, fat spread , 
ice- cream or any uncanned package of fruits , 
vegetable, meat, fish or any other like com 
modity, the date,month and year in which the 
commodity is manaufactured or prepared or 
pre -packed shall be mentioned , on the label" ; 

Provided also that in case of package con 
taining bread ,particulars under clause (f) need 
not be specified ; 

Provided further that in case of package 
containing confectionery weighing 20 g . or 
less , the particulars under clasue (f) need not 
be specified " . 
after clause (g ) and before explanation I, the 
following clause shall be inserted , namely : 
" ( h ) the month and year in capital letters , upto 
which the product is the best for consump 
tion , in the following manner , namely : 


(Notes : Blank be filled up ) ; 

Provided also that in case of package containing con 
fectionery weighing 20g . or less the particulars under clause 
(h ) need not be specified " ; 

(d ) after explanation I the following note shall 

be inserted namely : 
" Note : — In case of any bottle containing liquid milk , 

liquid beverage having milk as an ingredient, 
soft drink , ready - to -serve fruit beverages or 
the like which is returnable by the consumers 
for refilling where labelling declarations are 
given on the crown , declarations with regard 
to addition of fruit pulp , juice, colour, flavour 
and artificial sweetener (whenever permitted 
under these rules) shall invariably appear on 
the body of the bottle " ; 
after explanation Y , the following explana 
tions and Note shall be added , namely: --- 
Explanation VI - "Wholesale package " 
means a package containing - 
( a ) a number of retail packages , where such 
retail packages are intended for sale , distriby 
tion or delivery to an intermediary and are not 
intended for sale direct to any consumer; or 
(b ) a commodity of food sold to an intermedi 
ary in bulk to enable such intermediary to sell, 
distribute or deliver such commodity of food 
to the consumer in smaller quantities, 
Explanation VII : - Prepacked commodity 
with its grammatical variations and cognate 
expressionsmeans a commodity of food with 
or without the purchaser being present, is 
placed in a package of whatever nature so that 


“ BEST FOR CONSUMPTION UPTO MONTH AND 

YEAR . . . . 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


OR 
" BEST FOR CONSUMPTION WITHIN . . .. . .MONTHS 
FROM THE DATE OF PACKAGING /MANUFACTURE . 
(Note : blank be filled up ); 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3 (1) ] 


TABLE — I 
Minimum height of numeral 
$ 1. Net quantity in Minimum height in mm 
No . weight/volume Normal When blown, 

case formed , 

moulded , 
or perforated 

on container 
1 . Upto 50 g /ml 
2 . Above 50 g/ml upto 200 g/ml 
3 . Above 200 g /ml upto 

1 kg / litre 
4 . Above 1 kg/litre 
( ii ) as shown in Table - Il below if the net quantity is do 

clared in terms of length , area or number. 


the quantity of the commodity contained 
theroin has a predetermined value and such 
value cannot be altered without the package 
or its lid or cap , as the case may be being 
oponod or undergoing a perceptiblo modifi 

cation . 
Note - The expression package , whorever it occurs 

in these rules , shall be construed as package 
containing prepacked commodity of food ar 

ticles " . 
5. In the said rules, for rule 36 , the following rule shall 
be substituted , namely : 

" 36 . Principal display panel, its arca , size and letter, 
etc .- (1 ) Principal display panel means that part of a 
label which is intended or is likely to be displayed , pre 
sented or shown or examined by the customer under 
normal and customary conditions of display , sale or 
purchase of the commodity of food contained in the 
package. 
( 2 ) The area of the principal display panel shall not be 

---less than 
( a ) in the case of a rectangular container , forty 

percent of the product of height and width 
of the panel of such container having the 

largest area ; 
(b ) in case of cylindrical or nearly cylindrical, 

round or nearly round, oval or nearly oval 
container , twenty percent of the product of 
the height and average circumference of such 

container; or 
( c ) in the case of a container of any other shape, 

twenty percent of the total surface area of 
the container except where there is label, 
securely affixed to the container, such label 
shall have a surface area of not less than ten 
percent of the total surface area of the con 

tainer 
( 3 ) In computing the area of the principal display 
panel, the tops, bottoms, flanges at top and bottoms of 
cans, and shoulders and necks of bottles or jars shall 
be excluded . 
(4 ) In the case of package having a capacity of five 
cubic centimetres or less , the principal display panel 
may be card or tape affixed firmly to the package or 
container and bearing the required information under 
these rules. 
( 5 ) The height of any numeral in the declaration re 
quired under these rules, on the principal display panel 
shall not be less than 

( i) as shown in Table I below if the net quan 

tity is declared in termsof weight or volume. 


TABLE – I1 
Minimum height of numeral 
Sl. Net quantity in 

Minimum height in mm 
No. length area or number, Normal When blown, 

area of principal display case formod , 
panel 

moulded , 

embossed 
or perforated 
on container 


1. Upto 100 cms. square 
2 . Above 100 cms, square 

upto 500 cms. square 
3 . Above 500 cms. square 

upto 2500 cms. square 
4 . Above 2500 cms. square 

(6 ) The height of letters in the declaration under sub 
rule (5 ) shall not be less than 1 mm height. When blown, 
formed, molded , embossed or perforated, the height of 
letters shall not be less than 2 mm . 
Provided that the width of the letter or numeral shall 
not be less than one third of its height, but this proviso 
shall not apply in the case of numeral I and letters i, 
I and 1 ; 
Provided further than in case of label declarations re 
quired under rule 42 except in case of declaration speci 
fying instructions for use or preparation of the product, 
the size of letters shall not be less than 3 mm ; 
Provided also that the size of letter spocified under 
this rule shall be applicable to declaration made only 
under rule 32 or 32 - A of these rules . 
(7) Every declaration which is required to be made 
on package under these rules shall be -- 
(a ) legible , prominent, definite, plain and unambigu 
ous ; 


( 4T II - U 


3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(6 ) conspicuous as to size number and colour, and 
(c ) as far as practicablo, in such style or type of letter 
ing as to be boldly , clearly and conspicuously present 
in distinct contrast to the other type, lettering or graphic 
material used on the package , and shall be printed or 
inscribed on the package in a colour that constrasts 

conspicuously with the background of the label : 
Provided that 

(a ) where any label information is blown , formed or 
moulded on a glass or plastic surface or where such 
information is embossed or perforated on a package , 
that information shall be not be required to be presented 
in a contrasting colour; 
(b ) where any declaration on a package is printed ei 
ther in the form of a handwriting or hand script, such 
declaration shall be clear, unambiguous and legible . 
( 8 ) No declaration shall be made so as to require is to 
be read through any liquid commodity contained in the 
package. 
(9 ) Where a package is provided with an outside con 
tainer or wrapper such container or wrapper shall also 
contain all the declarations which are required to ap 


pear on the package except where such container or 
wrapper itself is transparent and the delcarations on the 
package are easily readable through such outside con 
tainer or wrapper." 

6 . In the said rules , in rule 64 BB for the words, " there 
shall be written on the label" , the words " there shall bo 
writton, just beneath the list of ingredients on the label" shall 
bo substituted . 

7. In the said rules, after rule 64 BB , the following 
note shall be inserted , namely : 
Note - - If such a statement is displayed , the flavour used in 
the product need not be mentioned in the list of ingredi 
ents " . 

8 . In the said rules , in Appendix B , in item A . 29 . 01 , 
for the words,“ It shall also be free from Chloral hydrate and 
paraldehyde" , the words, “ It shall also be free from chloral 
hydrate , paraldehyde , sedative , tranquilizer and artificial , 
sweetener" shall be substituted . 


[F. No . P - 15014 /4 /93 -PH ( Food )] 
RENU SAHNI DHAR , Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1997 


